निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 480 ) 


13 ज्येष्ठ 1936 ( AO ) 
पटना, मंगलवार, 3 जून 2014 


बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद 


- 


- - 


- - 


- - 


अधिसूचना 

4 मार्च 2014 
सं0 2270 - शेखपुरा जिलान्तर्गत श्री विष्णुधाम मंदिर पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास 
है । इसकी निबंधन संख्या 3791 है । इसमें विराजमान मूर्ति देश में विष्णु भगवान की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है । 
यह मंदिर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने की सभी अर्हता रखती है । इस मंदिर के निर्माण एवं विकास के 
लिए पर्षदीय अधिसूचना पत्रांक 1113 दिनांक 15.10. 2007 द्वारा बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा - 32 के 
अन्तर्गत एक योजना निरूपित की गयी थी और इसे मूर्त रूप देने के लिए डा0 श्री कृष्ण मुरारी सिंह की अध्यक्षता में 
एक 8 सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया था जो कार्यरत है । इस न्यास समिति का मुख्य कार्य श्री विष्णु 
धाम मंदिर का भव्य निर्माण कर इसे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है । यद्यपि कार्यरत न्यास समिति का कार्यकाल 05 
वर्षों का निर्धारित था एवं इसके कार्यों की समीक्षा के उपरांत पुर्नमनोनयन का प्रावधान था । वर्तमान न्यास समिति ने 
स्थानीय ग्रामिणों की उपस्थिति में बैठक कर तीन नये सदस्यों का मनोनयन कर न्यास समिति का पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव 
पर्षद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया है । मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और वर्तमान न्यास समिति पर्षद के 
सहयोग से इसमें सक्रिय एवं सराहनीय भूमिका निभा रही है । 

अतः पर्षदीय अधिसूचना पत्रांक 1113 दिनांक 15.10.2007 द्वारा अधिनियम की धारा - 32 के तहत निरूपित 
योजना के कार्यान्वयन हेतु गठित न्यास समिति को निम्नलिखित रूप में पुनर्गठित करते हुए इसका कार्यकाल वर्तमान 


न न्यास 


बिहार गजट ( असाधारण), 3 जून 2014 
आदेश की तिथि से अगले 05 वर्षों के लिए बढ़ायी जाती है । इस अवधि में न्यास समिति द्वारा किये गये कार्यों को भी 
मान्य किया जाता है । 

पुनर्गठित न्यास समिति में निम्नलिखित सदस्य होगें : 
(1) डा0 श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह 

- अध्यक्ष 
( 2 ) श्री अरविन्द मानव 

- सचिव 
( 3 ) श्री क्षत्रपति सिंह 

– कोषाध्यक्ष 
( 4) श्री मेदनी महतो 

- सदस्य 
( 5 ) श्री सिद्धेश्वर प्र० सिंह 

- सदस्य 
(6) श्री राजबल्लभ रविदास 

- सदस्य 
(7) श्री सुरेन्द्र प्र0 सिंह 

- सदस्य 
( 8) श्री आमोद प्र0 सिंह 

- सदस्य 
( 9) श्री विपिन सिंह 

- सह कोषाध्यक्ष 
( 10 ) श्री पंकज कुमार 

- सदस्य 
(11) श्री रामश्वर सिंह 

- सदस्य 
उपर्युक्त सभी सामस, बरबीघा, जिला - शेखपुरा । 

पुनर्गठित न्यास समिति के नवनियुक्त सदस्यों में कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति पाया जायेगा तो उसकी 
सदस्यता तत्काल प्रभाव से स्वतः समाप्त मानी जायेगी । 

आदेश से , 
किशोर कुणाल, 


अध्यक्ष । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 480 - 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website: http :// egazette .bih . nic.in 


